AU 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

20 वैशाख , 1938 ( श०) 
राँची , बुधवार , 

10 मई, 2017 ( ई० ) 


संख्या- 265 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- 


- - 


अधिसूचना 
3 अप्रैल , 2017 


संख्या- 13/ शक्ति प्र० - 01/ 2017 का०-5105 -- माननीय प्रधानमंत्री के साहेबगंज भ्रमण के दौरान विधि 
व्यवस्था संधारण हेतु श्री जयकांत राम , अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, पथ अवर प्रमण्डल, मधुपुर ( देवघर ) को 
दिनांक 5 अप्रैल, 2017 से 6 अप्रैल , 2017 तक के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता- 1973 (एक्ट- 2, 1974) की 
धारा- 21 के अन्तर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है । श्री राम को दिनांक 
5 अप्रैल , 2017 से 6 अप्रैल, 2017 तक के लिये साहेबगंज में विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 265 -- 50 


